निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 


बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 09 


10 फाल्गुन 1933 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

29 फरवरी 2012 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-18 


भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीपO-इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और 

और कार्याध्यक्षों द्वारा 
निकाले गये विनियम, आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

19-26 


भाग- 9 - विज्ञापन 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 29 फरवरी 2012 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


पटना उच्च न्यायालय 


अधिसूचनाएं 

13 जनवरी 2012 
सं ० 39 नि 0 - अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री दीपक कुमार सिंह, अवर न्यायाधीश , खगड़िया की 
सेवायें अवर सचिव - सह - उप विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु राज्य सरकार के 
सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन अधिकतम तीन वर्षों के लिए सौंपी जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 


। 


The 13th January 2012 
No. 39 A- On being relieved of his present assignment, the services of Sri Deepak Kumar 
Singh , Sub Judge , Khagaria , are placed at the disposal of the State Government in the Department of 
General Administration , Patna on his appointment as Under Secretary -cum -Deputy Legal Remembrancer , 
Law (Judicial) Department, Government of Bihar, Patna on deputation basis for a maximum period of 


three years . 


By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , 
Registrar General. 


10 जनवरी 2012 
सं ० 25 निo— सेवानिवृत्त श्री शत्रुध्न महतो एवं श्री ज्ञान आतिश मिश्रा के स्थान पर माननीया मुख्य न्यायाधीश के 
आदेशानुसार श्री उमा शंकर प्रसाद एवं श्री बिरेन्द्र प्रसाद सिंह, सहायक निबंधक , पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके 
पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से प्रोन्नत कर वेतन बैंड रू 0 15,600-39,100 जोड़ ग्रेड वेतन रू 0 7,600 
( पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रू0 12,000-16,500) में नियमानुसार अनुमान्य विशेष वेतन के साथ पटना उच्च न्यायालय, पटना का 
उप निबंधक नियुक्त किया जाता है । 

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से, 
बिरेन्द्र 

कुमार, महानिबंधक । 


The 10th January 2012 
No. 25 A- The Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint temporarily , on promotion, 
Sri Uma Shankar Prasad and Sri Birendra Prasad Singh both Assistant Registrar, Patna High Court, Patna , 
as Deputy Registrar , Patna High Court, Patna in the Pay Band of Rs. 15,600 – 39,100 plus Grade Pay of 
Rs. 7,600 (pre revised pay scale Rs. 12,000 – 16,500 ) with special pay as admissible under the rules with 
effect from the date they assume charge as such vice Sri Shatrughan Mahto and Sri Gyanatish Mishra , 
since retired . 

By order of the Hon ble the Chief Justice , 

BIRENDRA KUMAR 

Registrar General. 


4 जनवरी 2012 
सं ० 578 नि0-25 / 26 वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त निम्नलिखित परिक्ष्यमान मुंसिफों 
(असैनिक न्यायाधीश, कनिय कोटी) की सेवाएं उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 3 में उल्लेखित तिथि के प्रभाव से संपुष्ट की 
जाती है । 


बिहार गजट , 29 फरवरी 2012 


3 


क्रम संख्या 


पदाधिकारियों के नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 


संपुष्टि की तिथि 


1 


2 


3 


1 . 


25.1.2010 


2 . 


25.1.2010 


3 . 


25.1.2010 


4 . 


25.1.2010 


5 . 


25.1.2010 


6 . 


25.1.2010 


7. 


25.1.2010 


8 . 


25.1.2010 


9 . 


25.1.2010 


10 . 


25.1.2010 


11. 


25.1.2010 


12. 


10.7.2010 


13. 


25.1.2010 


14. 


25.1.2010 


15. 


25.1.2010 


16. 


25.1.2010 


17. 


श्री ज्योति प्रकाश, न्यायिक दंडाधिकारी, वीरपुर, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री आशुतोष कुमार II न्यायिक दंडाधिकारी, सहरसा, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री ठाकुर अमन कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, वीरपुर, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री चंचल कुमार तिवारी, न्यायिक दंडाधिकारी, सहरसा, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री पुनीत मालवीय, न्यायिक दंडाधिकारी, आरा, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री अभय श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी, औरंगाबाद, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री देवानंद मिश्रा, न्यायिक दंडाधिकारी , औरंगाबाद, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री कमलेश चन्द्र मिश्रा न्यायिक दंडाधिकारी, दाउदनगर, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री आनन्द अभिषेक , न्यायिक दंडाधिकारी, हाजीपुर, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री राजीव रंजन सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, हाजीपुर, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्रीमति अर्चना सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, हाजीपुर , 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री जितेश कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, पटनासिटी, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, दानापुर, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री उमाशंकर, न्यायिक दंडाधिकारी, दानापुर, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री मो ० सलीम, न्यायिक दंडाधिकारी, पटना, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री रविन्द्र सिंह , न्यायिक दंडाधिकारी, बाढ़, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री रामेश्वर मिश्रा, न्यायिक दंडाधिकारी, पटना, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्रीमति अनुपम कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी, दानापुर, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री उदय प्रताप सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, दानापुर, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री राकेश कुमार III, न्यायिक दंडाधिकारी, समस्तीपुर, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री संजीव कुमार II, न्यायिक दंडाधिकारी, समस्तीपुर, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री कुमार ऋशिकेश, न्यायिक दंडाधिकारी, समस्तीपुर, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री अंजनी कुमार गौंड, न्यायिक दंडाधिकारी, रोसड़ा, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री राकेश कुमार सिंह III , न्यायिक दंडाधिकारी, समस्तीपुर, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री विजय किशोर सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, जमुई, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री रधुवंश नारायण , न्यायिक दंडाधिकारी, जमुई, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री शरदचन्द्र कुमार , न्यायिक दंडाधिकारी, जमुई, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री सत्यप्रकाश, न्यायिक दंडाधिकारी, जमुई, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री अभिषेक रंजन, न्यायिक दंडाधिकारी, सिवान 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री कैलाश जोशी, मुंसिफ , सिवान, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री संदीप अग्निहोत्री, न्यायिक दंडाधिकारी , सिवान , 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री ब्रिजेश मनी त्रिपाठी, न्यायिक दंडाधिकारी, अररिया , 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री सुकुन कुमार मांझी, न्यायिक दंडाधिकारी, किशनगंज, 26 वीं न्यायिक सेवा 


25.1.2010 


18. 


25.1.2010 


19. 


25.1.2010 


20. 


25.1.2010 


21. 


25.1.2010 


22. 


25.1.2010 


23. 


10.7.2010 


24. 


25.1.2010 


25. 


25.1.2010 


26. 


25.1.2010 


27. 


25.1.2010 


28. 


25.1.2010 


29 . 


25.1.2010 


30 . 


25.1.2010 


31 . 


25.1.2010 


32. 


8.10.2009 


33. 


25.1.2010 


4 


बिहार गजट , 29 फरवरी 2012 


क्रम संख्या 


पदाधिकारियों के नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 


संपुष्टि की तिथि 


1 


2 


3 


34. 


25.1.2010 


35. 


25.1.2010 


36 . 


25.1.2010 


37. 


10.7.2010 


38. 


25.1.2010 


39 . 


10.7.2010 


40 . 


25.1.2010 


41. 


25.1.2010 


42. 


25.1.2010 


43. 


10.7.2010 


44. 


25.1.2010 


45. 


25.1.2010 


46. 


25.1.2010 


47. 


25.1.2010 


48. 


25.1.2010 


49. 


10.7.2010 


50. 


श्री जितेन्द्र कुमार I न्यायिक दंडाधिकारी, पूर्णियां, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री अजय कुमार II, न्यायिक दंडाधिकारी, पूर्णियां, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री रवि कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, अररिया, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री समरेन्द्र गाँधी, न्यायिक दंडाधिकारी, पूर्णियां, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री संदीप सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, पूर्णियां, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री आशीष मिश्रा, न्यायिक दंडाधिकारी, पूर्णियां, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री धर्मेन्द्र कुमार तिवारी, न्यायिक दंडाधिकारी, झंझारपुर , 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी, मधुबनी, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री कुमार माधवेन्द्र , न्यायिक दंडाधिकारी, मधुबनी, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री योगेश शरण त्रिपाठी, न्यायिक दंडाधिकारी, झंझारपुर, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्रीमति गायत्री कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी, छपरा, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री प्रदीप कुमार चौधरी, न्यायिक दंडाधिकारी, छपरा, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री भारदचन्द्र श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी, छपरा , 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री धीरज कुमार भासकर, न्यायिक दंडाधिकारी, बेतिया, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री पवन कुमार शुक्ला, न्यायिक दंडाधिकारी , बेतिया, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री अजय कुमार I न्यायिक दंडाधिकारी, बेतिया, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री नरेन्द्रपाल सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, बेतिया , 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय, न्यायिक दंडाधिकारी, बेतिया, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री प्रणव शंकर, न्यायिक दंडाधिकारी, बेतिया , 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री आनन्द विश्वास घर दूबे, न्यायिक दंडाधिकारी, गोपालगंज , 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री सुशान्त रंजन , न्यायिक दंडाधिकारी , गोपालगंज , 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री राजेश कुमार द्विवेदी , न्यायिक दंडाधिकारी, गोपालगंज, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री जितेन्द्र कुमार II, न्यायिक दंडाधिकारी, गोपालगंज , 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री संजय प्रिया , न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री सुभाष चन्द्र, न्यायिक दंडाधिकारी, बेगुसराय, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री विपिन बिहारी राय , न्यायिक दंडाधिकारी, बेगुसराय, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री उमेश कुमार पाण्डेय, न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री आशुतोष पाण्डेय, न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री अभिषेक कुणाल, न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री मिथिलेश कुमार , न्यायिक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर ( पूर्वी), 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री इन्द्राणी किस्कु , न्यायिक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर (पूर्वी), 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री संजय कुमार मिश्रा, न्यायिक दंडाधिकारी, मोतिहारी, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री देवेश कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, सिकरहना (मोतिहारी), 26 वीं न्यायिक सेवा 


25.1.2010 


51. 


25.1.2010 


52. 


25.1.2010 


53. 


25.1.2010 


54. 


10.7.2010 


55. 


25.1.2010 


56. 


10.7.2010 


. 


57. 


25.1.2010 


58. 


10.7.2010 


59. 


25.1.2010 


60 . 


25.1.2010 


61. 


25.1.2010 


62. 


25.1.2010 


63. 


25.1.2010 


64. 


25.1.2010 


65. 


5.10.2009 


66. 


25.1.2010 


बिहार गजट , 29 फरवरी 2012 


5 


क्रम संख्या 


पदाधिकारियों के नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 


संपुष्टि की तिथि 


1 


2 


3 


67. 


10.7.2010 


68. 


10.7.2010 


69 . 


9.10.2009 


70. 


10.7.2010 


71. 


25.1.2010 


72. 


25.1.2010 


73. 


25.1.2010 


. 


74. 


25.1.2010 


75. 


25.1.2010 


76. 


29.10.2009 


77. 


25.1.2010 


78. 


25.1.2010 


79 . 


25.1.2010 


80 . 


10.7.2010 


81. 


श्री रणजीत प्रसाद , न्यायिक दंडाधिकारी, नवादा, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री प्रशान्त कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, खगड़िया , 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री संदीप कुमार मिश्रा, न्यायिक दंडाधिकारी, बक्सर, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री द्विजेन्द्र कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी , बक्सर, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री आनन्द कुमार सिंह II, न्यायिक दंडाधिकारी, गया, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्रीमति अन्जू सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, गया , 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री अनुराग कुमार त्रिपाठी, न्यायिक दंडाधिकारी , शिवहर ( सीतामढ़ी), 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी, शिवहर ( सीतामढ़ी), 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री अजित कुमार सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, सीतामढ़ी, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री संकाश चन्द्र, न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री रणधीर कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, बांका, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री कुमार 

अमित मनु, न्यायिक दंडाधिकारी , भागलपुर, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री संजय सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, जहानाबाद, 26 वीं न्यायिक सेवा 
सुश्री रचना राज , न्यायिक दंडाधिकारी, जहानाबाद , 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री राजीव नयन, न्यायिक दंडाधिकारी, लखीसराय, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री संतोष कुमार झा , न्यायिक दंडाधिकारी, हिलसा, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री विपिन कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, बिहार शरीफ , 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री सुभाष कुमार राय, न्यायिक दंडाधिकारी, हिलसा, 26 वीं न्यायिक सेवा 
सुश्री सुलेखा झा, न्यायिक दंडाधिकारी, बिहारशरीफ , 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री नवीन कुमार ठाकुर, न्यायिक दंडाधिकारी, हिलसा, 26 वीं न्यायिक सेवा 
सुश्री रचना श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी, बिहार शरीफ , 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री वेद प्रकाश मोदी, न्यायिक दंडाधिकारी, बिक्रमगंज, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री श्रीप्रकाश, न्यायिक दंडाधिकारी, सासाराम, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री अवधेश कुमार , न्यायिक दंडाधिकारी , बिक्रमगंज, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री संजय कुमार संजय, मुंसिफ , सासाराम, 25 वीं न्यायिक सेवा 
श्री अमित कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, बिक्रमगंज , 26 वीं न्यायिक सेवा 
स्व 0 कुमार राजीव प्रताप सिंह, तत्कालीन न्यायिक दंडाधिकारी, 25 वीं न्यायिक सेवा 
श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा, मुंसिफ , सुपौल, 26 वीं न्यायिक सेवा 
श्री अमित राज , न्यायिक दंडाधिकारी , पटना, 26 वीं न्यायिक सेवा 


25.1.2010 


82. 


25.1.2010 


83. 


10.7.2010 


84. 


25.1.2010 


85. 


25.1.2010 


86. 


25.1.2010 


87. 


25.1.2010 


88. 


25.1.2010 


89 . 


25.1.2010 


90 . 


25.1.2010 


91. 


10.7.2010 


92. 


25.1.2010 


93. 


26.6.2004 


94. 


21.6.2009 


95. 


5.10.2009 


इनकी आपसी वरीयता का निर्धारण बाद में किया जाएगा । 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 
बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 


6 


ROER JIGIC , 29 na 2012 


The 4th January 2012 
No. 578 A — The services of following Probationary Munsifs (Civil Judge , Jr. Div.) 
appointed on the basis of the result of 25th and 26th Judicial Service Competitive Examination are 
hereby confirmed w.e.f. the dates indicated against their respective names in column 3 . 
Sl. No. 

Date of 
Name, designation and place of posting of the officer 

confirmation 


1 


2 


3 


1 . 


25.1.2010 


2 . 


25.1.2010 


3 . 


25.1.2010 


4 . 


25.1.2010 


5 . 


25.1.2010 


6 . 


25.1.2010 


7 . 


25.1.2010 


8 . 


25.1.2010 


9 . 


25.1.2010 


10 . 


25.1.2010 


Sri Jyoti Prakash , JudicialMagistrate , Birpur 
26th Judicial Service 
Sri Ashutosh Kumar II , Judicial Magistrate, Saharsa 
26th Judicial Service 
Sri Thakur Aman Kumar, Judicial Magistrate , Birpur 
26th Judicial Service 
Sri Chanchal Kumar Tiwari, JudicialMagistrate , Saharsa 
26th Judicial Service 
Sri Punitt Malviya , Judicial Magistrate, Ara 
26th Judicial Service 
Sri Abhay Srivastava , JudicialMagistrate , Aurangabad 
26th Judicial Service 
Sri Devanand Mishra, JudicialMagistrate , Aurangabad 
26th Judicial Service 
Sri Kamlesh Chandra Mishra , Judicial Magistrate , Daudnagar, 26th 
Judicial Service 
Sri Anand Abhishek , Judicial Magistrate , Hajipur 
26th Judicial Service 
Sri Rajeev Ranjan Singh , JudicialMagistrate , Hajipur 
26th Judicial Service 
Ms. Archana Singh , Judicial Magistrate, Hajipur 
26th Judicial Service 
Sri Jeetesh Kumar, JudicialMagistrate , Patna City 
26th Judicial Service 
Sri Rajendra Kumar Singh , JudicialMagistrate , Danapur 
26th Judicial Service 
Sri Uma Shankar, Judicial Magistrate , Danapur 
26 " Judicial Service 
SriMd. Salim , Judicial Magistrate, Patna 
26th Judicial Service 
Sri Ravindra Singh , JudicialMagistrate, Barh 
26th Judicial Service 
Sri Rameshwar Mishra , Judicial Magistrate , Patna 
26th Judicial Service 
Ms. Anupam Kumari, Judicial Magistrate , Danapur 
26th Judicial Service 
Sri Uday Pratap Singh , JudicialMagistrate , Danapur 
26th Judicial Service 
Sri Rakesh Kumar III , Judicial Magistrate , Samastipur 
26th Judicial Service 


11. 


25.1.2010 


12 . 


10.7.2010 


13 . 


25.1.2010 


14 . 


25.1.2010 


15 . 


25.1.2010 


16 . 


25.1.2010 


17 . 


25.1.2010 


18 . 


25.1.2010 


19 . 


25.1.2010 


20 . 


25.1.2010 


PER JGIC , 29 na 2012 


7 


Sl. No. 


Name, designation and place of posting of the officer 


Date of 
confirmation 


1 


2 


3 


21. 


25.1.2010 


22 . 


25.1.2010 


23 . 


10.7.2010 


24 . 


25.1.2010 


25 . 


25.1.2010 


26 . 


25.1.2010 


27 . 


25.1.2010 


28 . 


25.1.2010 


29 . 


25.1.2010 


30 . 


25.1.2010 


31. 


25.1.2010 


Sri Sanjeev Kumar II , JudicialMagistrate, Samastipur 
26th Judicial Service 
Sri Kumar Risikesh , Judicial Magistrate, Samastipur 
26 " Judicial Service 
Sri Anjani Kumar Gond , JudicialMagistrate , Rosera 
26th Judicial Service 
Sri Rakesh Kumar Singh III, JudicialMagistrate , Samastipur 
26th Judicial Service 
Sri Vijay Kishore Singh , Judicial Magistrate , Jamui 
26th Judicial Service 
Sri Raghubansh Narayan , JudicialMagistrate , Jamui 
26th Judicial Service 
Sri Sharad Chandra Kumar, JudicialMagistrate, Jamui 
26th Judicial Service 
Sri Satya Prakash , Judicial Magistrate, Jamui 
26th Judicial Service 
Sri Abhisekh Ranjan , JudicialMagistrate , Siwan 
26th Judicial Service 
Sri Kailash Joshi, Munsif, Siwan 
26th Judicial Service 
Sri Sandeep Agnihotri, Judicial Magistrate , Siwan 
26th Judicial Service 
Sri Brijesh Mani tripathi, JudicialMagistrate , Araria 
26 " Judicial Service 
Sri Sukun Kumar Manjhi, Judicial Magistrate, Kishanganj 
26th Judicial Service 
Sri Jeetendra Kumar I, JudicialMagistrate , Purnea 
26th Judicial Service 
Sri Ajay Kumar II, JudicialMagistrate , Purnea 

Judicial Service 
Sri Ravi Kumar, Judicial Magistrate, Araria 
26th Judicial Service 
Sri Samrendra Gandhi, Judicial Magistrate , Purnea 
26th Judicial Service 
Sri Sandeep Singh , Judicial Magistrate, Purnea 
26th Judicial Service 
Sri Ashish Mishra, JudicialMagistrate, Purnea 

Judicial Service 
Sri Dharmendra Kumar Tiwari, JudicialMagistrate , Jhanjharpur 
26 " Judicial Service 
Sri Manoj Kumar Srivastava , JudicialMagistrate ,Madhubani 
26th Judicial Service 
Sri Kumar Madhvendra , Judicial Magistrate, Madhubani 
26th Judicial Service 


32 . 


8.10.2009 


33 . 


25.1.2010 


34 . 


25.1.2010 


35 . 


25.1.2010 


26th 


36 . 


25.1.2010 


37 . 


10.7.2010 


38 . 


25.1.2010 


39 . 


10.7.2010 


26th 


40 . 


25.1.2010 


41 . 


25.1.2010 


42 . 


25.1.2010 


8 


PER JIGIC , 29 na 2012 


Sl. No. 


Name, designation and place of posting of the officer 


Date of 
confirmation 


1 


3 


43 . 


10.7.2010 


44 . 


25.1.2010 


45 . 


25.1.2010 


46 . 


25.1.2010 


47 . 


25.1.2010 


48 . 


25.1.2010 


49 . 


10.7.2010 


50 . 


25.1.2010 


51. 


25.1.2010 


52 . 


25.1.2010 


53 . 


25.1.2010 


2 
Sri Yogesh Sharan Tripathi. Judicial Magistrate , Jhanjharpur 
26th Judicial Service 
Smt. Gayatri Kumari , JudicialMagistrate, Chapra 
26h Judicial Service 
Sri Pradeep Kumar Choudhary , Judicial Magistrate, Chapra 
26th Judicial Service 
Sri Sharad Chandra Srivastava , Judicial Magistrate , Chapra 
26 " Judicial Service 
Sri Dhiraj Kumar Bhaskar, JudicialMagistrate, Bettiah 
26th Judicial Service 
Sri Pawan Kumar Shukla , Judicial Magistrate , Bettiah 
26th Judicial Service 
Sri Ajay Kumar I, JudicialMagistrate, Bettiah 
26th Judicial Service 
Sri Narendra Pal Singh , Judicial Magistrate , Bettiah 
26th Judicial Service 
Sri Rajendra Kumar Pandey, Judicial Magistrate , Bettiah 
26th Judicial Service 
Sri Pranaw Shankar, Judicial Magistrate , Bettiah 
26th Judicial Service 
Sri Anand Biswas Dhar Dubey, JudicialMagistrate, Gopalganj 
26th Judicial Service 
Sri Sushant Ranjan , JudicialMagistrate , Gopalganj 
26 " Judicial Service 
Sri Rajesh Kumar Dwivedi, JudicialMagistrate , Gopalganj 
26th Judicial Service 
Sri Jeetendra Kumar II, Judicial Magistrate , Gopalganj 
26th Judicial Service 
Sri Sanjay Priya , JudicialMagistrate, Katihar 
26th Judicial Service 
Sri Subhash Chandra, JudicialMagistrate , Begusarai 
26th Judicial Service 
Sri Bipin Bihari Rai, Judicial Magistrate, Begusarai 
26th Judicial Service 
Sri Umesh Kumar Pandey , JudicialMagistrate , Darbhanga 
26th Judicial Service 
Sri Ashutosh Pandey , JudicialMagistrate , Darbhanga 
26th Judicial Service 
Sri Abhishek Kunal, Judicial Magistrate , Darbhanga 
26 " Judicial Service 
Sri Mithilesh Kumar, JudicialMagistrate,Muzaffarpur ( East ) 
26th Judicial Service 
Sri Indrani Kisku , JudicialMagistrate ,Muzaffarpur (East) 
26th Judicial Service 


54 . 


10.7.2010 


55 . 


25.1.2010 


56 . 


10.7.2010 


57 . 


25.1.2010 


58 . 


25.1.2010 


59 . 


25.1.2010 


60 . 


25.1.2010 


61. 


25.1.2010 


62. 


25.1.2010 


63. 


25.1.2010 


64 . 


25.1.2010 


PER JGIC , 29 na 2012 


9 


Sl. No. 


Name, designation and place of posting of the officer 


Date of 
confirmation 


1 


2 


3 


65 . 


5.10.2009 


66 . 


25.1.2010 


67 . 


10.7.2010 


68 . 


10.7.2010 


69. 


9.10.2009 


70 . 


10.7.2010 


26th 


71 . 


25.1.2010 


72 . 


25.1.2010 


73 . 


25.1.2010 


74 . 


25.1.2010 


75 . 


25.1.2010 


Sri Sanjay Kumar Mishra , Judicial Magistrate , Motihari 
26th Judicial Service 
Sri Devesh Kumar, Judicial Magistrate , Sikrahana at Motihari 
26 " Judicial Service 
Sri Ranjit Prasad , Judicial Magistrate , Nawadah 
26th Judicial Service 
Sri Prashant Kumar, JudicialMagistrate , Khagaria 
26 " Judicial Service 
Sri Sandeep Kumar Mishra , JudicialMagistrate , Buxar 
26th Judicial Service 
Sri Dwijendra Kumar, Judicial Magistrate, Buxar 

Judicial Service 
Sri Anand Kumar Singh II, Judicial Magistrate , Gaya 
26th Judicial Service 
Ms. Anju Singh , JudicialMagistrate, Gaya 
26th Judicial Service 
Sri Anurag Kumar Tripathi, Judicial Magistrate, Sheohar at 
Sitamarhi, 26th Judicial Service 
Sri Suresh Kumar Srivastava , Judicial Magistrate , Sheohar at 
Sitamarhi, 26th Judicial Service 
Sri Ajit Kumar Singh , Judicial Magistrate , Sitamarhi 
26th Judicial Service 
Sri Sankash Chandra, Judicial Magistrate , Bhagalpur 
26 " Judicial Service 
Sri Randhir Kumar, Judicial Magistrate , Banka 
26th Judicial Service 
Sri Kumar Amit Manu, Judicial Magistrate , Bhagalpur 
26th Judicial Service 
Sri Sanjay Singh , Judicial Magistrate , Jehanabad 
26th Judicial Service 
Ms. Rachna Raj, Judicial Magistrate , Jehanabad 
26th Judicial Service 
Sri Rajeev Nayan , Judicial Magistrate, Lakhisarai 
26th Judicial Service 
Sri Santosh Kumar Jha, Judicial Magistrate , Hilsa 
26th Judicial Service 
Sri Bipin Kumar, JudicialMagistrate , Biharsharif 
26th Judicial Service 
Sri Subhash Kumar Rai, Judicial Magistrate, Hilsa 
26 " Judicial Service 
Ms. Sulekha Jha, Judicial Magistrate , Biharsharif 
26th Judicial Service 
Sri Navin Kumar Thakur, Judicial Magistrate , Hilsa 
26th Judicial Service 


76 . 


29.10.2009 


77 . 


25.1.2010 


78 . 


25.1.2010 


79 . 


25.1.2011 


80 . 


10.7.2010 


81 . 


25.1.2010 


82 . 


25.1.2010 


83 . 


10.7.2010 


84 . 


25.1.2010 


85 . 


25.1.2010 


86 . 


25.1.2010 


10 


बिहार गजट , 29 फरवरी 2012 


Sl. No. 


Name, designation and place of posting of the officer 


Date of 
confirmation 


1 


3 


87. 


25.1.2010 


26th 


88 . 


25.1.2010 


89 . 


25.1.2010 


90. 


25.1.2010 


91 . 


2 
Ms. Rachana Srivastava, JudicialMagistrate, Biharsharif 

Judicial Service 
Sri Ved Prakash Modi, Judicial Magistrate , Bikramganj 
26 " Judicial Service 
Sri Shree Prakash , JudicialMagistrate , Sasaram 
26th Judicial Service 
Sri Awdesh Kumar, Judicial Magistrate, Bikramganj 
26 " Judicial Service 
Sri Sanjay Kumar Sanjay ,Munsif , Sasaram 
25th Judicial Service 
Sri Amit Kumar, Judicial Magistrate , Bikramganj 
26th Judicial Service 
Late Kumar Rajiv Pratap Singh , The then Judicial Magistrate 
25th Judicial Service 
Sri Shailendra Kumar Sharma,Munsif , Supaul 
26th Judicial Service 
Sri Amit Raj, Judicial Magistrate, Patna 
26th Judicial Service 


10.7.2010 


92. 


25.1.2010 


93. 


26.6.2004 


94. 


21.6.2009 


95 . 


5.10.2009 


Their inter -se -seniority will be decided later on . 


By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , 
Registrar General. 


30 जनवरी 2012 
सं ० 70 नि 0 श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया को श्री प्रमोद बहादुर 
माथुर के स्थान पर जो 31 जनवरी 2012 को सेवानिवृत हो रहे हैं , भागलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में 
स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 


The 30th January 2012 
No.70 A - Sri Surendra Prasad Sharma , District and Sessions Judge, West Champaran at 
Bettiah , is transferred and posted as District and Sessions Judge of Bhagalpur vice Sri Pramod 
Bhahadur Mathur who is going to superannuate on 31 " January , 2012 . 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , 
Registrar General. 


30 जनवरी 2012 
सं ० 71 नि 0 श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गया को , सुश्री गीता वर्मा के स्थान 
पर जो निबंधक, राज्य आयोग , उपभोक्ता संरक्षण, पटना के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिसूचित 
की गयी है , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 


बिहार गजट , 29 फरवरी 2012 


11 


The 30th January 2012 
No.71 A - Sri Ajay Kumar Srivastava, Principal Judge, Family Court, Gaya is transferred and 
posted as District and Sessions Judge of Jehanabad vice Miss Gita Verma notified to be appointed as 
Registrar, State Commission , Consumer Protection , Patna , on deputation basis . 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , 
Registrar General. 


30 जनवरी 2012 
सं ० 72 नि 0 श्री ब्रजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हाजीपुर को श्री जे 0 के 0 सेन 
( सेवा -निवृत) के स्थान पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 


The 30th January 2012 
No.72 A - Sri Brajendra Kumar Srivastava, Principal Judge, Family Court , Hajipur is 
transferred and posted as District and Sessions Judge of Gaya vice Sri J.K. Sen , since retired . 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , 

Registrar General. 


30 जनवरी 2012 
सं ० 73 नि 0 श्री प्रेम चन्द्र गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आरा को श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा के स्थान 
पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी चम्पारण ( बेतिया) के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 


The 30th January 2012 
No.73 A- Sri Prem Chandra Gupta, Principal Judge, Family Court, Ara is transferred and 
posted as District and Sessions Judge of West Champaran at Bettiah vice Sri Surendra Prasad Sharma. 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , 

Registrar General. 


30 जनवरी 2012 
सं ० 74 नि 0 श्री अजित कान्त शरण , प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय, सीतामढ़ी को , श्री दारोगा प्रसाद , जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश के स्थान पर जो 31 जनवरी 2012 को सेवानिवृत हो रहे है नवादा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप 
में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 
बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 


The 30th January 2012 
No.74 A — Sri Ajit Kant Sharan , Principal Judge , Family Court, Sitamarhi, is transferred and 
posted as District and Sessions Judge , of Nawadah vice Sri Daroga Prasad , District and Sessions Judge 
who is going to superannuate on 31st January , 2012 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , 

Registrar General. 


12 


बिहार गजट , 29 फरवरी 2012 


30 जनवरी 2012 
सं ० 75 नि 0 श्री शंभु नाथ सिंह 1 , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दरभंगा को , श्री अमर नाथ सहाय, जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश के स्थान पर जो 31 जनवरी 2012 को सेवानिवृत हो रहे हैं भोजपुर ( आरा ) के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
बिरेन्द्र 

कुमार, महानिबंधक । 


The 30th January 2012 
No.75A — Sri Shambhu Nation Singh I, Principal Judge , Family Court, Darbhanga, is transferred 
and posted as District and Sessions Judge of Bhojpur at Ara vice Sri Amar Nath Sahay , District and 
Sessions Judge who is going to superannuate on 31 January , 2012. 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , 

Registrar General. 


30 जनवरी 2012 
सं ० 76 नि 0 श्री ब्रजेन्द्र कुमार पाण्डेय , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना को श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव 
( सेवानिवृत) के स्थान पर नालंदा (बिहारशरीफ ) के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 
बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 


। 


The 30th January 2012 
No. 76 A - Sri Brajendra Kumar Pandey, Principal Judge, Family Court, Patna is transferred and 
posted as District and Sessions Judge of Nalanda at Biharsharif vice Sri Arun Kumar Srivastava since 
retired . 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , 

Registrar General. 


27 जनवरी 2012 
सं ० 69 नि o— अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर सुश्री गीता वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद की 
सेवायें राज्य आयोग , उपभोगता संरक्षण, पटना के निबंधक के रूप में नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग 
के अधीन सौंपी जाती है जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 
बिरेन्द्र 

कुमार, महानिबंधक । 


The 27th January 2012 
No. 69 A - On being relieved of his present assignment, the services of Ms. Gita Verma, District 
and Sessions Judge, Jehanabad , are placed at the disposal of the State Government in the Department of 
General Administration , Patna on her appointment as the Registrar , State Commission , Consumer Forum , 
Patna , on deputation basis for a maximum period of three years. 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , 

Registrar General. 


27 जनवरी 2012 
सं ० 68 नि 0 - अपने वर्तमान कर्त्तव्यों से विरमित होने पर श्री गंगोत्री राम त्रिपाठी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 
मुजफ्फरपुर की सेवायें बिहार राज्य बिद्युत बोर्ड के अधीन तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर के लिए गठित विशेष न्यायालय में 
अधिकतम तीन वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
बिरेन्द्र कुमार, 

महानिबंधक । 


बिहार गजट , 29 फरवरी 2012 


w 


The 27th January 2012 
No. 68 A- On being relieved of his present assignment, the services of Sri Gangotri Ram 
Tripathi, Additional District and Sessions Judge , Muzaffarpur, is placed at the disposal of the State 
Government in the Department of General Administration , Patna for his appointment as Presiding 
Officer, Special Court PESU Area, Thirhut Area ,Muzaffarpur under Section 153 of the Indian Electricity 
Act, 2003, Under the Bihar State Electricity Board of Bihar, Patna on deputation basis for a maximum 
period of three years. 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , 

Registrar General. 


-- 


21 जनवरी 2012 
सं ० 62 नि 0 — निम्न तालिका के स्तम्भ –2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि ) 
को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ -4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में उच्च 
न्यायालय द्वारा मुंसिफ एवं निष्पादन मुंसिफ नियुक्त किया जाता है 

पदाधिकारी की आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेट एक्ट 1987 (ऐक्ट XIX , 
1987) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट,1887 (ऐक्ट XII , 1887 ) की धारा 19 की उप - धारा ( 2 ) 
के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ -5 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों 
की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

स्तम्भ -5 में दी गई शाक्तियों का प्रयोग तब तक नहीं किया जाय जब तक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला 
राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें । 


नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी 


विशेष शक्तियाँ 


पदाधिकारी का नाम , 


क्र ० 


पदनाम एवं वर्तमान 


स्थानांतरण की 

श्रृंखला 


सं ० 


(अ)नएस्थानकापदनाम (ब)साधारणतःअधिष्ठितरहनेकास्थान (स)जजीजहाँनियुक्तकिएगयेहै। 


पदस्थापन का स्थान 


अ ) बंगाल , आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट 
ऐक्ट के अन्तर्गत ( साधारण प्रक्रिया) 
ब ) प्रोविन्सियल स्मॉल काजेज कोर्टस एक्ट 
1987 के अन्तर्गत 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


श्री जावेद अहमद खान , 


न्यायिक दण्डाधिकारी 


अ) मुंसिफ 
ब ) भभुआ 
स ) कैमूर 


श्री बिनय 

कुमार अ ) भभुआ मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के 
श्रीवास्तव के स्थान अन्तर्गत 30,000 रू 0 तक 

ब ) भभुआ मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के 
अन्तर्गत 1000 रू 0 तक लधुवाद की शक्तियाँ 


भभुआ स्थित कैमूर 


पर 


उच्च न्यायालय के आदेश से 
बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 


14 


बिहार गजट , 29 फरवरी 2012 


The 21st January 2012 
No. 62 A— The Judicial Officer, Civil Judge (Junior Division ) named in column no . 2 of the 
table given below is appointed as Munsif by the Court, in the Judgeship and station mentioned in column 
no. 3 , and in the chain indicated in column no . 4 of the table . 

As mentioned in column no . 5 , the officer concerned is also vested with the powers under Sub 
Section ( 2 ) of Section 19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887 , ( Act XII of 1887 ) as 
amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar amendment Act , 1987 (Act XIX of 1987 ) to 
try under the ordinary procedure original suits of pecuniary and Territorial Jurisdiction . 

As further mentioned in Column no . 5 , the officer concerned is also vested with powers of a 
Judge of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary 
pecuniary and Territorial Jurisdiction . 

The powers vested as per column no . 5 , should not, however, be exercised by the officer 
concerned unless he is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette . 
Sl. No. Name of the Officers (a ) Designation Chain of Special power with 
with designation and at the new 

transfer 

which the officer is 
present place of station 

vested at the new 
posting (b ) Place where 

station. 
the Officer is 

( a ) Under the Bengal, 
to be 

Agra and Assam Civil 
ordinarily 

Courts Acts (Under 
stationed . 

ordinary Procedure ) 
( c ) Name of the 

(b ) Under the provincial 
Judgeship in 

small causes Courts 
which posted . 

Acts , 1987 


1 . 


2 . 


3 


4 


5 


( a ) 


Sri Javed Ahmad 
Khan 
Judicial Magistrate, 
Kaimur at Bhabhua . 


( a ) Munsif 
(b ) Bhabhua 
| ( c ) Kaimur 


Vice Sri Vinay ( a) Rs. 30,000 withinthe 
Kumar Srivastava local limits of Bhabhua 

Munsif . 
(b ) S.C.C. powers of Rs. 
1,000 /- within the local 

limits of Bhabhua Munsif 
By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , 
Registrar General. 


19 जनवरी 2012 
सं ० 57 नि ० — निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि ) को 
तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ -4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में उच्च न्यायालय द्वारा 
आवश्यक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर , न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं अ ) नए स्थान का पदनाम 
क्रम 

वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी ब ) साधारणत: अधिष्ठित रहने का स्थान स्थानांतरण की श्रृंखला 
संख्या 
सहित 

स ) जजी जहाँ नियुक्त किए जाते हैं । 
श्रीमति गायत्री कुमारी, अ) न्यायिक दण्डाधिकारी 

अतिरिक्त सहाय्य के रूप में 
न्यायिक दण्डाधिकारी , छपरा ( सारण ) ब ) पटना 

स ) पटना 


1 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 
बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 


बिहार गजट , 29 फरवरी 2012 


15 


The 19th January 2012 
No.57 A — The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division ) named in column 
no . 2 of the table given below is hereby appointed as Judicial Magistrate on being vested with necessary 
Magisterial powers by the Court in the Judgeship and station mentioned in column no. 3 and in chain of 
transfer noted in column no . 4 of the said table : 

a ) Designation at the new station . 
Name of the Officer with b ) Place where the officer is to be 
Sl. No. designation and place of 

stationed. 

Chain of transfer 
posting with Judgeship c ) Name of the Judgeship in which 

appointed on transfer 
2 

3 

4 
1 . Smt. Gayitri Kumar a ) Judicial Magistrate 

As an additional help 
JudicialMagistrate , 

b ) Patna 
Chapra (Saran) 

c ) Patna 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , 

Registrar General. 


1 


19 जनवरी 2012 
संख्या 58 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा -11 की उप - धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी ( असैनिक 
न्यायाधीश, कनीय कोटि ) को स्तम्भ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी के 
शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 


क्रम संख्या 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान 


जिला का नाम 


1 


श्रीमति गायत्री कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी छपरा ( सारण ) 

पटना 
जिनका स्थानांतरण पटना के न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में हुआ है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 


। 


The 19th January 2012 
No. 58 A— In exercise of the powers conferred under Sub Section (3 ) of Section 11 of the Code 
of Criminal Procedure , 1973 ( Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon the Judicial 
Magistrate (Civil Judge, Junior Division ) named in column no . 2 of the table given below , the powers of a 
Judicial Magistrates of the 1st Class for the District noted against his name in column no . 3 of the table 


SI. 
No. 


Name of the Officer with designation and present place of posting 


Name of the 

District 


1 


2 


3 


1 . 


Smt. Gayitri Kumar , Judicial Magistrate , Chapra (Saran ) 

Patna 
(Under order of transfer to Patna as JudicialMagistrate ) 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , 

Registrar General. 


16 


बिहार गजट , 29 फरवरी 2012 


19 जनवरी 2012 
संख्या 56 नि 0 — पूर्वी चम्पारण जजी अंतर्गत मोतिहारी के अवर न्यायाधीश - सह -मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री 
मधुसुदन तिवारी को मुंगेर जजी के अवर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । वे साधारणतः लखीसराय में अधिष्ठित रहेंगे । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 


। 


The 19th January 2012 
No. 56 A - Sri Madhusudan Tiwary, Sub Judge - Cum - Chief Judicial Magistrate , Motihari in the 
Judgeship of East Champaran is appointed as Sub Judge in the Judgeship of Munger to be stationed 
ordinarily at Lakhisarai. 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , 

Registrar General. 


19 जनवरी 2012 
संख्या 54 नि 0 — निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि ) 
को तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ -4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में उच्च न्यायालय द्वारा 
आवश्यक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर , दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 
पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं अ ) नए स्थान का पदनाम 

स्थानांतरण की 
वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी ब ) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान 
सं ० 
सहित स ) जजी जहाँ नियुक्त किए जाते है । 

श्रृंखला 
2 

3 

4 
1 . श्री कृष्ण कुमार, अ ) न्यायिक दण्डाधिकारी 

अतिरिक्त सहाय्य के 
न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना 

ब ) मसौढी 
स ) पटना 


क्र ० 


1 


रूप में 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 
बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 


The 19th January 2012 
No. 54 A — The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division ) named in column 
no . 2 of the table given below is hereby appointed as Judicial Magistrate on being vested with necessary 
Magisterial powers by the Court in the Judgeship and station mentioned in column no . 3 and in chain of 
transfer noted in column no . 4 of the said table : 


Sl. No. 


Name of the Officer with 
designation and place of 
posting with Judgeship 


1 


(a ) Designation at the new station . 
(b ) Place where the Officer is to be 
stationed at 

Chain of transfer 
( c ) Name of the Judgeship in which 
appointed on transfer. 
3 

4 
( a ) Judicial Magistrate 

As an 

additional 
( b ) Masaurhi 

help 
( c ) Patna 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , 

Registrar General. 


2 
Sri Krishna Kumar 
JudicialMagistrate , 
Patna 


1 . 


बिहार गजट , 29 फरवरी 2012 


17 


19 जनवरी 2012 
सं ० 55 नि ० — निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश , कनीय कोटि) को 
तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ -4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में उच्च न्यायालय द्वारा 
आवश्यक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर, दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 


क्रम संख्या 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान 


जिला का नाम 


1 


2 


3 


1 . 


पटना 


श्री कृष्ण कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना 
जिनका स्थानांतरण मसौढ़ी के न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में हुआ है । 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 

The 19th January 2012 
No. 55 A —In exercise of the powers conferred under Sub - Section ( 3) of Section 11 of the Code 
of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon the Judicial 
Magistrate ( Civil Judge , Junior Division ) named in column no . 2 of the table given below , the power of a 
Judicial Magistrates of the 1 Class for the district noted against his name in column no. 3 of the table. 


SI. 
No. 


Name of the Officer with designation and 

present place of posting 


Name of the 

District 


1 


2 


3 


1 . 


Sri Krishna Kumar , JudicialMagistrate , Patna 

Patna 
(Under orders of transfer to Masaurhi as Judicial Magistrate ) 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , 
Registrar General.\ 


27 जनवरी 2012 
सं० 67 नि 0 — अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर डॉ ० कुमार देव दत्त , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, 
मोतिहारी की सेवायें बिहार राज्य विधि आयोग के सदस्य सचिव के पद पर अधिकतम तीन वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति पर 
नियुक्ति हेतु बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 
बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 


The 27th January 2012 
No. 67 A - On being relieved of his present assignment, the services of Dr. Kumar Deo Dutt , 
Principal Judge , Family Court , Motihari is place at the disposal of the State Government in the 
Department ofGeneral Administration , Patna for his appointment to the post of Member Secretary , Bihar 
State Law Commission , Patna , on deputation basis for a maximum period of three years . 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , 

Registrar General. 


18 


बिहार गजट , 29 फरवरी 2012 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

15 फरवरी 2012 
सं 0 ई2-2-2-024 / 2010-795 — वित्त विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक 3 / एफ0-1-04-2003 / 2498 वि 0(2), दिनांक 12 अप्रील 
2007 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री सोहैल अहमद , अवर निर्वाचन पदाधिकारी, (परीक्ष्यमान ), समस्तीपुर अनुमंडल से उनकी प्रथम संतान के 
जन्म के अवसर पर (संतान के जन्म की तिथि दिनांक 31 मई 2011 ) दिनांक 6 जून 2011 से दिनांक 20 जून 2011 तक उपभोग किये गये कुल 
15 (पन्द्रह ) दिनों के पितृत्व अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
आर0 के 0 प्रसाद, संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 50-571 + 100 - डी टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 29 फरवरी 2012 


19 


भाग -2 


बिहार - राज्यपाल 


आदेश, 


और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


सं ० 9 / नि०-01-01 / 2011 - सा ० प्र०-242 

सामान्य प्रशासन विभाग 


प्रेषक , 


अजय कुमार चौधरी, 

सरकार के संयुक्त सचिव । 
सेवा में , 
सभी संबंधित विभाग / निदेशालय 

पटना, दिनांक 06 जनवरी , 2012. 
विषयः बिहार राज्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों की निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर मेधा के आधार पर नियुक्ति की 

अनुशंसा । 
महाशय, 

बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2009 ( संशोधन नियमावली, 2011) के नियम 4.2 के 
आलोक में गठित चयन समिति से विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्ट अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है । 

2. चयन समिति की प्राप्त अनुशंसा के अलोक में उक्त नियमावली, नियम -4.7 में प्रदत्त शक्तियों के तहत 
निम्नांकित अभ्यर्थियों को बैंड वेतन 5200-20200 रु ० एवं ग्रेड पे 1900 रु ० में बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के 
निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु उनके नाम के सामने स्तम्भ -7 में अंकित विभाग / निदेशालय आवंटित 
किया जाता है: 


नाम 


केटेगरी 


क्रम 
सं 0 


फॉर्म 
संख्या 
II 


खेल विधा 
का नाम 

IV 
एथलेटिक्स 


शैक्षणिक 
योग्यता 

VI 
बी . कॉम 


V 


- 


52 


Gen. 


आवंटित विभाग | अभ्युक्ति 

का नाम 
VIT 

VIIT 
कृषि निदेशालय , 
बिहार, पटना 
कृषि निदेशालय , 
बिहार, पटना 


2 


III 
Neeti 

नीति 
Nilesh Kumar 

Sinha 
निलेश 

कुमार 

सिन्हा 
Pooja Pradeep 


624 


बैडमिंटन 


B.C 


स्नातक 


3 


652 


बैडमिंटन 


Gen. 


एम.बी.ए. 


पूजा प्रदीप 


4 


33 


बैडमिंटन 


Gen. 


बी.बी.ए. 


Ankita Shailesh 

अंकिता शैलेश 


5 


130 


बास्केट बॉल 


Gen. 


बी.एससी. 


Rakesh Pandey 

राकेश पाण्डेय 
Prakash Ranjan 


वित्त विभाग, 
बिहार, पटना 
वित्त विभाग, 
बिहार , पटना 
वित्त विभाग, 
बिहार, पटना 
उद्योग विभाग , 
बिहार , पटना 
मानव संसाधन 
विकास विभाग , 
बिहार , पटना । 


6 


473 


बास्केट बॉल 


Gen. 


स्नातकोत्तर 


प्रकाश रंजन 


7 


476 


बास्केट बॉल 


स्नातकोत्तर 


Deepak Kumar 


M.B.C 
Anx - 1 


दीपक कुमार 


20 


बिहार गजट , 29 फरवरी 2012 


केटेगरी 


क्रम 
सं ० 


फॉर्म 
संख्या 
35 


शैक्षणिक 
योग्यता 


अभ्युक्ति 


8 


नाम 

खेल विधा 

का नाम 
Rajeev Kr. Singh | बास्केट बॉल 
राजीव कुमार सिंह 
Ashok Kumar क्रिकेट 


Gen. 


स्नातक 


9 


50 


S.C 


स्नातक 


अशोक कुमार 


10 


521 


क्रिकेट 


Gen. 


Anita Kumari 

अनिता कुमारी 
Manoj Kumar 


स्नातक 
एल.एल.बी. 


11 


446 


क्रिकेट 


स्नातक 


मनोज कुमार 


B.C 
Anx - 2 


12 


289 


ड्रेगन बोट 


स्नातकोत्तर 


O.B.C 
Anx - 2 


Pankaj Kumar 

Jyoti 
पंकज कुमार ज्योति 
Neeta Kumari 


आवंटित विभाग 

का नाम 
उद्योग विभाग, 
बिहार, पटना 
वित्त विभाग, 
बिहार, पटना 
जल संसाधन 

विभाग , 

मंत्रिमंडल 
सचिवालय विभाग . 
बिहार, पटना 

मंत्रिमंडल 
सचिवालय विभाग 
(मु . मं. सचि ०) 
उद्योग विभाग , 
बिहार, पटना 

मंत्रिमंडल 
सचिवालय विभाग 
पशु एवं मत्स्य 
संसाधन विभाग, 
बिहार , पटना 
मानव संसाधन 
विकास विभाग, 
बिहार, पटना । 
स्वास्थ्य विभाग , 
बिहार, पटना 


13 


15 


फेंसिग 


स्नातक 


नीता कुमारी 


B.C 
Anx - 2 


14 


361 


फुटबॉल 


स्नातकोत्तर 


Anjana Rani 
अंजना रानी 


B.C 
Anx - 2 


बी.एड. 


15 


692 


फुटबॉल 


Babita Kumari 

बबीता कुमारी 


B.C 
Anx - 2 


स्नातक 
बी.एड. 
डी.पी.एड. 


16 


181 


Rinki Kumari 


फुटबॉल 


स्नातक 


रिंकी कुमारी 


B.C 
Anx - 2 


डी.पी.एड. 


17 


453 


Gen. 


बी . कॉम 


राइफल 
शूटिंग 


Kaushal 
Naugaraiya 
कैशल नवगढ़िया 
Namita Sinha 

नमिता सिन्हा 


18 


352 


स्नातकोत्तर 


सेपाक 
टेकरा 


B.C 
Anx - 2 


ग्रामीण कार्य 
विभाग , बिहार , 

पटना 
राजस्व एवं भूमि 


19 


5 


Dipali Sarkar 


टेबल टेनिस 


स्नातक 


दिपाली सरकार 


B.C. Anx 

2 


सुधार विभाग, 


20 


205 


Gen. 


स्नातक 


Chumke Mandal | टेबल टेनिस 

चुमके मंडल 


बिहार, पटना । 

मंत्रिमंडल 
सचिवालय विभाग 
(मु . मं . सचि ० ) 


21 


479 


टेबल टेनिस 


Gen. 


Pankaj Kumar 

Pandey 
पंकज कुमार 

पाण्डेय 
Ekta Rani 


स्नातकोत्तर योजना एवं विकास 
डी.पीएड 

विभाग, बिहार, 

पटना 
स्नातक पशु एवं मत्स्य 
पी.जी.डी.सी संसाधन विभाग, 
.ए . 

बिहार, पटना । 


22 


132 


ताइकवांडो 


Gen. 


एकता रानी 


23 


599 


ताइकवांडो 


B.C 


Nand Lal 
नन्दलाल 


स्नातक 
विज्ञान 


ग्रामीण कार्य 
विभाग , बिहार , 

पटना 


Anx - 2 


24 


585 


ताइकवांडो 


B.C 


एम . कॉम 


Akhileshwar 

Kumar 


विधि विभाग, 
बिहार, पटना 


Anx - 2 


अखिलेश्वर कुमार 


बिहार गजट , 29 फरवरी 2012 


21 


नाम 


केटेगरी 


क्रम 
सं ० 


फॉर्म 
संख्या 


खेल विधा 
का नाम 


शैक्षणिक 
योग्यता 


आवंटित विभाग अभ्युक्ति 


का नाम 


25 


148 


ताइकवांडो 


स्नातक 


Manish Chandra 

Roy 
मनीश चन्द्र राय 
Manish Kumar 


B.C 
Anx - 2 


निगरानी विभाग , 
बिहार, पटना 


26 


518 


ताइकवांडो 


B.C 


मनीष कुमार 


स्नातक 
बी.एड. 


Anx - 2 


27 


223 


बॉली बॉल 


Gen. 


Manisha 
Kumari 
मनीशा कुमारी 


स्नातक 
बी.पीएड 


ग्रामीण कार्य 
विभाग , बिहार, 

पटना 
अनु० जाति , अनु ० 
जनजाति कल्याण 
विभाग , बिहार , 

पटना । 
श्रम संसाधन 
विभाग , बिहार , 

पटना । 


28 


671 


बॉली बॉल 


Gen. 


स्नातक 


Rajesh Kumar 

Singh 
राजेश कुमार सिंह 
Amar Kumar 

अमर कुमार 


29 


711 


बॉली बॉल 


Gen. 


स्नातक 


सहकारिता 
विभाग , बिहार, 

पटना 


30 


700 


Vijay Kumar 


रेसलिंग 


स्नातक 


B.C 
Anx - 2 


वित्त विभाग, 
बिहार, पटना 


विजय कुमार 


3. 


6 . 


उक्त अभ्यर्थियों के मूल आवेदन सभी अनुलग्नक ( शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र, जन्म तिथि , जाति प्रमाण - पत्र , 
खेल विधा प्रमाण - पत्र की छाया प्रति) सहित संलग्न कर भेजी जा रही है । 

नियुक्ति के पूर्व उक्त सभी अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण - पत्रों की जाँच कराकर अपने स्तर से संतुष्ट हो लेना 
चाहेंगे । किसी तरह की विसंगति की स्थिति में इस विभाग को तुरत अवगत कराया जायेगा । 

विभागीय संकल्प संख्या 2082 दिनांक 1 अप्रील 2003 एवं पत्र संख्या 1859 दिनांक 8 जुलाई 2006 में विहित 
प्रावधानो के अनुपालन के उपरांत ही पदस्थापन के विभाग द्वारा नियुक्ति कर्मियों के वेतनादि का भुगतान किया जायेगा । 

पदस्थापन के विभाग / निदेशालय में योगदान की तिथि से वेतन एवं भत्ते देय होंगे । सभी संबंधित खिलोड़यों 
की नियुक्ति उनके योगदान की तिथि से किये जाने का आदेश नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत होगा । 

उक्त अनुशंसित उत्कृष्ट खिलाड़ियों के योगदान दिये जाने के पश्चात उनकी कार्यालय संबंधी कार्यों की दक्षता 
हेतु Induction Training बिपार्ड, फुलवारीशरीफ , पटना से कराने का निर्णय लिया गया है । 

अतः अनुरोध है कि Induction Training में भाग लेने के लिए सभी संबंधित विभाग / निदेशालय द्वारा दिनांक 
08.02.2012 से बिपार्ड, फुलवारीशरीफ , पटना में उक्त खिलाड़ियों को प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे । 
उक्त प्रस्ताव में मुख्य सचिव , बिहार का अनुमोदन प्राप्त है । 

विश्वासभाजन, 
अजय कुमार चौधरी, 
संयुक्त सचिव । 


7 . 


22 


बिहार गजट , 29 फरवरी 2012 


सं ०9 / नि०-01-01 / 2011 - सा ० प्र०-1506 

सामान्य प्रशासन विभाग 


प्रेषक , 

अजय कुमार चौधरी, 

सरकार के संयुक्त सचिव । 
सेवा में , 
जिला पदाधिकारी, पटना । 

पटना, दिनांक 30 जनवरी, 2012 
विषयः- बिहार राज्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों की निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर मेधा के आधार पर नियुक्ति की 

अनुशंसा । 
महाशय , 

बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2009 ( संशोधन नियमावली, 2011) के नियम 4.2 
के आलोक में गठित चयन समिति से विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्ट अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त 
हुई है । 

2. चयन समिति की प्राप्त अनुशंसा के आलोक में उक्त नियमावली, नियम -4.7 में प्रदत्त शक्तियों के तहत 
निम्नांकित अभ्यर्थियों को बैंड वेतन 5200-20200 रु ० एवं ग्रेड पे 1900 रु ० में क्षेत्रीय समाहरणालय लिपिकीय सेवा के 
निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु उनके नाम के सामने स्तम्भ -7 में अंकित कार्यालय आवंटित किया जाता है: 
फॉर्म 

खेल विधा केटेगरी शैक्षणिक आवंटित विभाग | अभ्युक्ति 
संख्या संख्या 

योग्यता 

का नाम 


क्रम 


नाम 


का नाम 


I 


II 


III 


IV 


V 


VI 


VII 


VIII 


474 


बास्केट 
बॉल 


Gen. 


आई.ए. 


जिला पदा0 का 
कार्यालय, पटना 


Subhashish 

Banerji 
सुभाशीष बनर्जी 
Deepika Sinha 

दीपिका सिन्हा 
Khusbu Karn 


2 


358 


कैरम 


Gen. 


आई.ए. 


3 


511 


कैरम 


Gen. 


आई.एससी. 


खुशबु कर्ण 


4 


53 


कैरम 


M.B.C 


आई.एससी. 


Md. Mobasshir 

मो ० मोबस्शिर 
Amrita Preetam 


जिला पदा0 का 
कार्यालय , पटना 
जिला पदा 0 का 
कार्यालय, पटना 
जिला पदा 0 का 
कार्यालय , पटना 
जिला पदा0 का 
कार्यालय, पटना 
जिला पदा० का 
कार्यालय, पटना 
जिला पदा0 का 
कार्यालय, पटना 


5 


99 


कैरम 


Gen. 


आई.ए. 


अमृता प्रित्तम 


6 


717 


क्रिकेट 


Gen. 


आई.ए. 


Shikha Soniya 
शिखा सोनिया 
Niraj Kumar 


7 


247 


क्रिकेट 


Gen. 


आई.ए. 


नीरज कुमार 


8 


415 


फेंसिग 


आई.कॉम 


B.C 
Anx - 2 
Gen. 


जिला पदा० का 
कार्यालय, पटना 
जिला पदा0 का 
कार्यालय, पटना 


9 


367 


फैसिग 


Jyoti Kumari 

ज्योति कुमारी 
Anish Kumar 

Mishra 
अनिश कुमार 

मिश्रा 
Kumar Sandeep 


आई.एससी. 


10 


722 


बैडमिंटन 


Gen. 


आई . ए. 


कुमार संदीप 


जिला पदा 0 का 
कार्यालय , पटना 
जिला पदा0 का 
कार्यालय, पटना 


11 


444 


फुटबॉल 


आई.ए. 


Suman Kumar 

Dayal 
सुमन कुमार दयाल 


B.C 
Anx - 2 


बिहार गजट , 29 फरवरी 2012 


23 


नाम 


केटेगरी 


क्रम 
संख्या 


फॉर्म 
संख्या 


खेल विधा 
का नाम 


शैक्षणिक 
योग्यता 


आवंटित विभाग | अभ्युक्ति 


का नाम 


12 


फुटबॉल 


Gen. 


आई.ए. 


73 
416 
277 


Asghar Ali 
असगर अली 
Santosh 


जिला पदा ० का 
कार्यालय, पटना 
जिला पदा० का 
कार्यालय, पटना । 


13 


Gen. 


आई.कॉम 


पावर 
लिफ्टिंग 


Kumar Dubey 
संतोष कुमार दुबे 
Alok Raj 
आलोक राज 


14 


334 


Gen. 


आई.कॉम 


पावर 
लिफ्टिंग 


जिला पदा० का 
कार्यालय, पटना 


15 


355 


Gen. 


आई.ए. 


पावर 
लिफ्टिंग 


जिला पदा० का 
कार्यालय, पटना 


16 


429 


Gen. 


आई.ए. 


राइफल 
शूटिंग 


जिला पदा 0 का 
कार्यालय , पटना 


17 


445 


तैराकी 


मैट्रिक 


Abinash 
Kumar 

Singh 
अबिनाश कुमार सिंह 
Laxmi Shankar 

Ujjain 
लक्ष्मी शंकर उज्जैन 
Rajesh kumar 

Chaudhri 
राजेश कुमार 

चौधरी 
Athokpam 
Janeshowari 

Devi 
अथोकपम जानेश्वरी 

देवी 
Anil Kumar 


M.B.C 
Anx - 1 


जिला पदा० का 
कार्यालय, पटना 


18 


90 


वेट 
लिफ्टिंग 


Gen. 


मैट्रिक 


जिला पदा० का 
कार्यालय , पटना 


19 


768 


वेट 
लिफ्टिंग 


आई. 


.कॉम 


अनिल कुमार 


B.C 
Anx - 2 


20 


522 


Gen. 


आई.ए. 


Arun Kumar 

अरूण कुमार 
Dharmendra 

Kumar 


वेट 
लिफ्टिंग 
रेसलिंग 


जिला पदा0 का 
कार्यालय, पटना 
जिला पदा 0 का 
कार्यालय, पटना 
जिला पदा 0 का 
कार्यालय, पटना 


21 


391 


मैट्रिक 


B.C 
Anx - 2 


धर्मेन्द्र कुमार 


22 


634 


रेसलिंग 


Gen. 


मैट्रिक 


Mukesh Kumar 

मुकेश कुमार 
Nutan Kumari 


जिला पदा० का 
कार्यालय, पटना 
जिला पदा0 का 
कार्यालय , पटना 


23 


447 


वुशु 


आई.ए. 


M.B.C 
Anx - 1 . 


नुतन कुमारी 


3. उक्त अभ्यर्थियों के मूल आवेदन सभी अनुलग्नक ( शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र, जन्म तिथि , जाति प्रमाण - पत्र, 
खेल विधा प्रमाण - पत्र की छाया प्रति ) सहित संलग्न कर भेजी जा रही है । 


4. नियुक्ति के पूर्व उक्त सभी अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण - पत्रों की जाँच कराकर अपने स्तर से संतुष्ट हो लेना 
चाहेंगे । किसी तरह की विसंगति की स्थिति में इस विभाग को तुरत अवगत कराया जायेगा । 


। 


5. विभागीय संकल्प संख्या 2082 , दिनांक 1 अप्रील 2003 एवं पत्र संख्या 1859, दिनांक 8 जुलाई 2006 में विहित 
प्रावधानो के अनुपालन के उपरांत ही पदस्थापन के कार्यालय द्वारा नियुक्ति कर्मियों के वेतनादि का भुगतान किया जायेगा । 


24 


बिहार गजट , 29 फरवरी 2012 


6. पदस्थापन के कार्यालय में योगदान की तिथि से वेतन एवं भत्ते देय होंगे । सभी संबंधित खिलाड़ियों की नियुक्ति 
उनके योगदान की तिथि से किये जाने का आदेश नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत होगा । 


7. उक्त प्रस्ताव में मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है । 


विश्वासभाजन, 
अजय कुमार चौधरी, 
संयुक्त सचिव । 


पटना उच्च न्यायालय 


शुद्धि - पत्र 

12 जनवरी 2012 
सं 0 38 नि 0 — अधिसूचना संख्याँ 578 नि 0 दिनांक 4 जनवरी 2012 के क्रम संख्या 94 पर उल्लेखित श्री शैलेन्द्र 
कुमार शर्मा, मुंसिफ, सुपौल के सेवा संपुष्टि की तिथि को 21 जून 2009 के स्थान पर 8 अक्तूबर 2009 पढ़ा जाय । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
बिरेन्द्र कुमार , 

महानिबंधक । 


The 12th January 2012 
No. 38 A — The date of confirmation with respect to Sri Shailendra Kumar Sharma, Munsif , 
Supaul mention at Sl. No. 94 of the Notification No. 578A dated 4th January 2012 may be read as 8th 
October 2009 in place of 21st June 2009 . 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , 

Registrar General. 


17 जनवरी 2012 
सं ० 43 नि 0 - केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पटना स्थित विशेष दंडाधिकारी का न्यायालय न0 1 के अंशकालीन 
न्यायाधीश की नियुक्ति से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 467 A, दिनांक 30 सितम्बर, 2011 जो ज्ञापांक संख्या 16503-609 
दिनांक 30 सितम्बर, 2011 के द्वारा निर्गत हुआ था की सातवीं, पंक्ति के प्रारम्भिक शब्द शाखा के बाद तथा द्वारा के पहले के 
अलावे अन्य शाखाओं के साथ पढ़ा जाय । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 
बिरेन्द्र कुमार, 

महानिबंधक । 


The 17th January 2012 
No. 43 A — In Court s notification no. 467 A dated 30th September 2011 issued vide Memo No. 


16503-609 dated 30th September 2011 regarding appointment of part time Special magistrate of C.B.I. -I, 
Patna in the sixth line after words Establishment the words of the other branches also besides the be read 


before the words Patna Branch . 


By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , 

Registrar General. 


बिहार गजट , 29 फरवरी 2012 


25 


निगरानी विभाग 


शुद्धि - पत्र 

13 फरवरी 2012 
संख्या - नि ० वि ० स्था०-105 / 97 अंश-II - 1096–निगरानी विभाग, बिहार , पटना के अधिसूचना संख्या -7459 
दिनांक 19 दिसम्बर 2011 के कंडिका -2 में सिंचाई विभाग अंकित हो गया है; जबकि जल संसाधन विभाग परिवर्तित नाम 
होना चाहिए । 

अतः उक्त अधिसूचना में सिंचाई विभाग के स्थान पर जल संसाधन विभाग पढ़ा जाय । 
शेष सभी यथावत् रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
सतीश प्रसाद , संयुक्त सचिव । 


मुख्य अभियन्ता ( उत्तर) का कार्यालय 
नलकूप प्रभाग , लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर । 


कार्यालय आदेश 

3 फरवरी 2012 
सं ० स्था o - 3, बी -59 / 10-165 — सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार , पटना का पत्रांक -1661, 
दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व 0 राम विलास महतो भूतपूर्व नलकूप चालक नलकूप 
प्रमण्डल समस्तीपुर के आश्रित पुत्र श्री विश्वमोहन महतो को नलकूप प्रमण्डल, बेगुसराय के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर 
अस्थायी रूप से वेतनमान 4440-7440 ग्रे0 पे0 1300 रुपये तथा सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ 
अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद् किया जा सकता है । 

2. श्री विश्वमोहन महतो पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे । 
योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक / जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण - पत्र, आय 
प्रमाण - पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी 
मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व ० राम विलास महतो के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन 
शपथ - पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमण्डल , वेगुसराय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच 
कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र, मृत्यु प्रमाण - पत्र / जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन 
कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 , दिनांक 5 अक्तूबर 1991 का कंडिका -1 ( ख ) के 
अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा 
कर ली जायेगी । 

कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 , दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका -7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में किसी प्रकार 
की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । इस संबंध में श्री 
विश्वमोहन महतो को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत 
करना होगा , जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री विश्वमोहन महतो की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे । 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी 
समय कारण - पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक अभियन्ता 
के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 


26 


बिहार गजट , 29 फरवरी 2012 


8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 
9. योगदान करने हेतु श्री विश्वमोहन महतो को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 
10. वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 , दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान 


लागू 


होगें । 


आदेश से . 
एन ० पासवान, 
मुख्य अभियन्ता ( उत्तर) 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 50-571 + 100- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


